SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र , 1940 ( श० ) 
6 अप्रैल, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 380 राँची, शुक्रवार , 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
1 जून , 2017 ई० । 


संख्या-01/ स्था . विविध -08/ 2017-3082 -- भारत सरकार की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के 
अंतर्गत झारखण्ड राज्य में Regional Connectivity Scheme ( UDAN) के तहत विभिन्न Unserved Airports से 
नियमित उड़ान आरम्भ करने हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा नागर विमानन मंत्रालय , भारत सरकार तथा 
भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के साथ दिनांक 31 अगस्त , 2016 को एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया 
है । उक्त MOU के शर्तो के आलोक में राज्य सरकार द्वारा RCS से संबंधित हवाई अड्डों पर तथा RCS Flight 
के संचालन हेतु कतिपय सुविधाए/रियायतें उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है । 

इस क्रम में राज्य के Unserved Airport पर राज्य सरकार द्वारा निःषुल्क सुरक्षा एवं अग्निषमन 
व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


स 


0 


| 


प्र 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 380 -- 50 


